रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 12 , 2018 / आषाढ़ 21 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 12 , 2018 /ASHADHA 21, 1940 


सं . 2657 ] 
No. 2657 ] 


रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 12 जुलाई , 2018 


का . आ . 3428( अ). - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का . आ . सं . 2560 ( अ ) तारीख 10 अगस्त , 2017 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग-II , खण्ड -3, उपखण्ड -(ii) में प्रकाशित रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की अधिसूचना को 
उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है , श्री राजेश कुमार , उप 
महाप्रबंधक (सिविल – बागवानी/ कार्मिक एवं प्रशासन), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा 
अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक 
केमिकल्स लिमिटेड से संबंधित सरकारी परिसरों के संबंध में सम्पदा अधिकारी को उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा 
और अथवा उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा , अर्थात : 


सारणी 


क्र . सं . 


जिला 


तालुका या तहसील 


पुलिस स्टेशन 


रायगढ़ 


पनवेल 


रसायनी 


गांव का नाम 

5 
1. दापीवाली 

2. देवेलोली 
| 3. सावेले 

4. तुराड़े 
5. पोसारी 


4000 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


रायगढ़ 


खालापुर 


रसायनी 


1. 3toaica 
2 . anyat 
3. RTS 

1 . That 
[ 91. H . 7.51015 /9 /2016 / 17- 3 ] 


पनवेल 


पनवेल 


पनवेल शहर 


समीर कुमार विश्वास , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
(Department of Chemicals and Petrochemicals) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 12th July, 2018 
S .O 3428 .( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Ministry of Chemicals & 
Fertilizers (Department of Chemicals & Petrochemicals ) published in the Gazette of India , Extraordinary , part II, Section 
3 , Sub Section ( ii), vide number S . O .2560( E ), dated the 10th August, 2017 , except as respects things done or omitted to 
be done before such supersession , the Central Government hereby appoints Shri Rajesh Kumar , Deputy General 
Manager (Civil - Horticulture / Personnel and Administration ), Hindustan Organic Chemicals Limited as estate officer, 
for the purposes of the said Act , who shall exercise the powers conferred , and perform the duties imposed on estate 
officer by or under the said Act, in respect of the public premises belonging to the Hindustan Organic Chemicals Limited 
within the local limits as specified in the following Table , namely : 

TABLE 


L 


T 


S .No. 
( 1) 


Name of the village 


District 

(2 ) 


Taluka or Tehsil 

(3 ) 


Police Station 

( 4 ) 


(5 ) 


1 


RAIGAD 


RAIGAD 


PANVEL 


RASAYANI 


1 . DAPIWALI 
2 . DEVELOLI 
3 . SAWALE 
4 . TURADE 
5 . POSARI 
1. AMBIVALI 


RAIGAD 


KHALAPUR 


RASAYANI 


2 . WASAMBE 
3 . PARADE 

PANVEL 


PANVEL 


PANVEL 


PANVEL CITY 


[F .No. P .51015 /9 /2016 -Ch. III] 
SAMIR KUMAR BISWAS , Jt. Secy. 


RAKESH SUKUL 


+ 05 30 


RAKESH 

Digitally signed by 
SUKUL 

Date : 2018.07 .14 15: 10 :25 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


